निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


___ 7 आषाढ़ 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 526 ) पटना , मंगलवार , 28 जून 2016 


विधि विभाग 


- - - - - - - 


अधिसूचना 

27 जून 2016 
सं0 ए0 / ए0बी0 - 7 / 93 - 3935 / जे0 — बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम 1983 (बिहार अधिनियम 
16, 1983 ) की धारा -5 की उप - धारा (3 ) के खण्ड ( ग ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
बिहार - राज्यपाल , श्री अनिल कुमार , अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय (पंजीयन सं0 - 1083 / 1995 , ए0ओ0आर0 
सं0 - 00562 ) को दिनांक 02. 07. 2016 के प्रभाव से बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि न्यास समिति के सदस्य के 
रूप में मनोनीत करते हैं । 
श्री अनिल कुमार, अधिवक्ता का सदस्य के रूप में कार्यकाल 4 वर्षों का होगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

संजय कुमार , 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 526 - 571 + 25 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih . nic . in 


